निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 14 पौष 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 18 ) पटना , वृहस्पतिवार , 4 जनवरी 2018 


सं० BRRDA( HQ) MMGSY( PPP)-567/ 2015 - Part- III - 224 

ग्रामीण कार्य विभाग 


संकल्प 

8 नवम्बर 2017 
विषय : - मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत , किशनगंज जिले में Hybrid Annuity Model 
( HAM) के तहत अनजड़े बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने । 
( 402.18 कि0मी0 ) एवं 8 संबद्ध उच्चस्तरीय पुलों ( 565 मी० ) के निर्माण, रख - रखाव एवं संचालन 
जिसकी Annuity के साथ अनुमानित कुल लागत ₹ 573. 32 करोड़ (पाँच सौ तिहत्तर करोड़ बत्तीस लाख ) 
रूपये मात्र है , को निर्माण अवधि के दौरान Concessionaire को उद्धृत Bid Price के 40 प्रतिशत राशि 5 
(पाँच ) बराबर किश्तों में तथा शेष 60 प्रतिशत राशि एवं Operation & Maintenance की राशि को अगले 

राज्य सरकार द्वारा अर्द्धवार्षिक किश्तों के रूप में भुगतान करने तथा MORTH/ NHAI द्वारा 
प्रकाशित Request for Proposal ( RFP ) एवं Model Concession Agreement ( MCA) में यथास्थान 
आवश्यक संशोधन के आधार पर निविदा करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में । 

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत राज्य के जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी वाले 
सभी अनजुड़े बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने का संकल्प लिया है, ताकि राज्य में ग्रामीण जनता 
को कृषि उत्पादों के उचित मूल्य के अतिरिक्त स्वास्थ्य , शिक्षा एवं बाजार की अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके । राज्य के 
वित्तीय संसाधन के मद्देनजर Pilot Project के रूप में किशनगंज जिले में Hybrid Annuity Model ( HAM) के 
तहत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत राज्य कोर नेटवर्क के आधार पर अवशेष सभी 242( 402.18 कि0मी0) ग्रामीण 
पथों एवं 8 संबद्ध उच्चस्तरीय पुलों (565 मी०) का निर्माण कार्य कराये जाने का लक्ष्य है । 

2. मंत्री परिषद के निर्णय के उपरांत विभागीय संकल्प संख्या - 1010 दिनांक 16.02.16 के आलोक में राज्य 
सरकार द्वारा Pilot Project के रूप में किशनगंज जिले के 650 कि0मी0 ग्रामीण पथों का Hybrid Annuity 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 4 जनवरी 2018 
Model ( PPP) के आधार पर निर्माण एवं अनुरक्षण तथा डी0पी0आर0 तैयार करने से लेकर निविदा प्रक्रिया के प्रबंधन 
के लिए, निविदा के माध्यम से Ernst & Young LLP को Transaction Advisor के रूप में नियुक्त किया गया है । 

3. Concessionaire के चयन के लिए प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी निविदा प्रक्रिया, सड़क परिवहन और राजमार्ग 
मंत्रालय, भारत सरकार ( MoRTH)/ NHAI द्वारा जारी किए गए Model Bidding Documents में विभाग द्वारा 
यथास्थान आवश्यक संशोधन कर परियोजना के लिए Request for Proposal ( RFP) and Draft Concession 
Agreement ( DCA) तैयार किया गया है, जिसके आधार पर पैकेज वार Lowest Bid Price उद्धृत करने वाले 
निविदाकार को सफल घोषित किया जाएगा । 


पैकेज - 1 


4 . Hybrid Annuity Model में निर्माण अवधि के दौरान Concessionaire (निविदाकार ) को उद्धत 
Bid Price के 40 प्रतिशत राशि 5 (पाँच) बराबर किश्तों में तथा शेष 60 प्रतिशत राशि एवं Operation & 
Maintenance की राशि को अगले 10 वर्षों में राज्य सरकार से प्राप्त निधि से अर्द्धवार्षिक किश्तों के रूप में भुगतान 
किया जायेगा । 

5 . परियोजना की व्यवहार्यता एवं निविदाकारों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने के लिए परियोजना में शामिल 
पथों एवं उच्चस्तरीय पुलों को तीन पैकेजों में बांटा गया है । 

पैकेजवार संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है: 
क्र0सं0 पैकेज प्रखंड 

लंबाई निर्माण की निर्माण की निर्माण की 
(कि0मी0 में ) लागत ( रूपये लागत (रूपये लागत (रूपये 

करोड़ में ) * करोड़ में ) * * करोड़ में ) * * * 
किशनगंज 

65 . 58 
कोचाधामन 69.13 

80 . 47 88. 30 

115 .65 
योग 

134. 71 
पैकेज - 2 बहादुरगंज 

88. 92 
टेढ़ागाछ 46. 32 

78 . 88 86. 58 114.50 
योग 

135 . 24 
3 पैकेज - 3 पोठिया 

18. 36 
ठाकुरगंज 82 . 01 

95. 20 104.45 135 . 90 
दीघल बैंक 

31. 86 

132.23 
कुल योग 

402.18 

254. 55 279 .33 366 . 05 


योग 


* Estimated cost as per DPR excluding financing charges, inflation and Contractor s profit . 
* * Estimated cost including financing charges, inflation and Contractor s profit . 

* * * Estimated Bid cost including financing charges, inflation , Contractor s profit 
and Annuity Charges based on NPV . 
6. दस वर्षीय संचालन एवं रख - रखाव हेतु अनुमानित लागत 

All values in Rs. Crores 


Maintenance 

| Yr-1 | Yr -2 | Yr-3 | Yr- 4 | Yr-5 | Per . | Yr-6 | Yr - 7 | Yr-8 | Yr -9 | IT | Total 
Expenditure * 

Maint . 
Package- 1 | 0 . 46 | 0 . 59 | 0 . 73 | 0 . 89 | 0 . 81 | 8 .43 | 0 .46 | 0 . 59 | 0 .73 | 0 . 89 | 0 .95 | 15 .55 
Package - 2 | 0 . 49 | 0 . 63 | 0. 78 | 0 .96 | 0. 87 | 9 . 27 | 0. 49 | 0 . 63 | 0 . 78 | 0 .96 | 1 . 01 | 16.86 
Package - 3 | 0. 48 | 0. 59 | 0. 84 - 1. 03 | 0.97 | 8. 80 | 0. 48 | 0.59 | 0. 83 | 1.02 | 1. 12 | 16. 73 
Total 1 . 44 | 1. 80 | 2. 35 | 2 . 88 | 2 . 65 | 26. 50 | 1. 43 | 1.80 | 2 . 33 | 2.87 | 3 . 08 | 49 . 14 

* Maintenance cost excluding financing charges, inflation and Concessionaire s profit 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 जनवरी 2018 


3 


10 


7 . उपरोक्त के आलोक में राज्य सरकार का अनुमानित व्यय Annuity के साथ निम्नानुसार होगाः 

All values in Rs. Crores 
Year Package 1 Package 2 Package 3 

Total 
Year 1 38 . 19 37. 81 44. 88 

120. 88 
Year 2 9 . 85 

9 . 75 __ 11. 58 

31.18 
Year 3 14.15 14. 03 16 . 32 

44.49 
Year 4 14.02 13. 90 16.15 

44. 07 
Year 5 13. 87 13. 75 15 . 97 

43. 60 
Year 6 13. 73 13. 61 15 . 79 

43. 13 
Year 7 13. 55 13 .44 15. 56 

42 . 56 
Year 8 13. 38 13. 27 15. 34 

41. 99 
Year 9 13. 19 13.08 15.10 

41 . 37 
Year 10 12. 99 12 . 89 14. 86 

40.74 
Year 11 12. 77 12. 67 14. 58 

40 . 01 
Year 12 12. 55 12. 45 14. 30 

39 . 29 
Total 182.24 180 .64 210. 43 

__ 

573. 32 
योजना के निर्माण हेतु 2 - वर्ष एवं निर्माण पश्चात् रख - रखाव हेतु 10 वर्ष की अवधि निर्धारित की गयी है । 
परियोजना के निर्माण कार्य में Concessionare द्वारा उद्धृत Bid Price का 40 प्रतिशत राशि Concessionare को 
पाँच बराबर किश्तों में निर्माण अवधि के दौरान तथा शेष 60 प्रतिशत राशि एवं Operation & Maintenance की राशि 
को अगले 10 वर्षो में राज्य सरकार द्वारा अर्द्धवार्षिक किश्तों के रूप में दिया जा सकेगा । 

8. Hybrid Annuity Model ( HAM) में परियोजना की अनुमानित लागत वर्तमान मूल्य के आधार पर 82 
लाख रूपये / किलोमीटर है जबकि EPC मॉडल में 72 लाख रूपये / किमी है । 

9. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये : 

10. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत, किशनगंज जिले में Hybrid Annuity Model ( HAM ) 
के तहत अनजुड़े बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु 242 ग्रामीण पथों ( 402. 18 
कि0मी0 ) एवं 8 संबद्ध उच्चस्तरीय पुलों ( 565 मी0 ) के निर्माण, रख - रखाव एवं संचालन जिसकी Annuity 
के साथ अनुमानित कुल लागत ₹ 573 .32 करोड़ (पाँच सौ तिहत्तर करोड़ बत्तीस लाख ) रूपये मात्र है , 
को निर्माण अवधि के दौरान Concessionaire को उद्धृत Bid Price के 40 प्रतिशत राशि 5 (पाँच) बराबर 
किश्तों में तथा शेष 60 प्रतिशत राशि एवं Operation & Maintenance की राशि को अगले 10 वर्षो में 
राज्य सरकार द्वारा अर्द्धवार्षिक किश्तों के रूप में भुगतान करने तथा MoRTH/ NHAI द्वारा प्रकाशित 
Request for Proposal ( RFP) एवं Model Concession Agreement ( MCA) में यथास्थान आवश्यक 
संशोधन के आधार पर निविदा करने की अनुमति प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई । 
आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण पत्र में प्रकाशित किया 

जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ 
भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 18-571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette. bih. nic.in 


